सत्यमेव जयते 

झारखण्ड गजट 
असाधारण अंक 

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

29 बैशाख , 1944 ( श ० ) 

गुरुवार , 

19 मई , 2022 ( ई ० ) 

कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 

अधिसूचना 
10 मई , 2022 

संख्या - 3 / पद . - 1 ( घ ) - 01/2019 का . - 2993-- केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड , राजस्व विभाग , वित्त 
मंत्रालय , भारत सरकार के पत्रांक 35017 / 121 / 2018 - AD.II दिनांक 10.05.2022 द्वारा प्रतिवेदित 
कैडर क्लियरेन्स के आलोक में श्री संतोष कुमार वत्स , IRS ( C & IT - 2005 ) , वाणिज्यकर आयुक्त , 
वाणिज्यकर विभाग , झारखण्ड , राँची की राज्य सरकार में 03 ( तीन ) वर्षों की प्रतिनियुक्ति अवधि 
दिनांक 08.05.2022 को समाप्ति के पश्चात् उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि आगामी 02 ( दो ) वर्ष अर्थात 
दिनांक 08.05.2024 तक विस्तारित की जाती है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

ब्रह्मदेव मोदी , 

सरकार के अवर सचिव । 

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 230-50 


संख्या 


- 


230 राँची , 


